निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 754) पटना , सोमवार , 1 जुलाई 2019 

गृह विभाग ( कारा ) 


अधिसूचना 

18 जून 2019 
सं० कारा / प्रो० ( स्थाo ) 10 - 18 / 2018 - 5029 - गृह विभाग ( कारा ), बिहार, पटना के अधिसूचना सं0 - 253 
दिनांक 21. 12 .2018 द्वारा श्री आलोक कुमार सिंह को बिहार प्रोबेशन सेवा के परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद 
पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया गया था । 

2. उक्त अधिसूचना के कंडिका - 4 में निदेश दिया गया था कि नवनियुक्त परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी 
दिनांक 31. 12 .2018 तक महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को समर्पित करेगें । निर्धारित अवधि तक 
योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु समुचित कारण एवं उसके साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने 
की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी तथा भविष्य में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा । 

3. श्री आलोक कुमार सिंह के अभ्यावेदन के आलोक में उन्हें परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर 
योगदान हेतु विभागीय पत्रांक - 42 , दिनांक 11.02. 2019 द्वारा दिनांक 28.02.2019 तक अवधि विस्तारित की गई थी । 
____ 4. श्री सिंह द्वारा वर्तमान समय तक परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर योगदान नहीं दिया गया है । 

5. उपरोक्त के आलोक में श्री आलोक कुमार सिंह को प्रोबेशन पदाधिकारी के पद हेतु विभागीय अधिसूचना 
संख्या - 253 दिनांक 21.12. 2018 द्वारा दिया गया नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीवान जाफर हुसैन खाँ 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 754- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


